निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार 

द्वारा प्रकाशित 


पृष्ठ 


उक्त 


15 आश्विन 1937 ( श 0 ) 
संख्या 40 पटना , बुधवार , 

7 अक्तूबर 2015 ( ई 0 ) 

विषय- सूची 

पृष्ठ 
भाग-1 –नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 

भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-2 विधेयक , 

विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश । 

विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व 
भाग-1- ख मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0, आई 0एससी0, 

प्रकाशित विधेयक । 
बी 0 ए 0, बी ० एससी 0, एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी0 , लॉ भाग-1 

भाग -7 संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
और 2 , 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0 , डीप 0- इन 
एड 0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग-8 भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल , कार्यक्रम , छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1 -ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 

पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग-9 विज्ञापन 
निकाले गये विनियम , आदेश , 
अधिसूचनाएं और नियम आदि। 

भाग-9- क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-3 भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार 

भाग-9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं, 
और के आदेश , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
अधिसूचनाएं और नियम , भारत गजट 

सूचनाएं इत्यादि । 
और राज्य गजटों के उद्धरण । 

पूरक 
भाग-4 बिहार अधिनियम 

पूरक - क 


उच्च 


न्यायालय 


--- 


2 


बिहार गजट , 7 अक्तूबर 2015 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


okf.kT ; & dj fo Hex 


अधिसूचना 


1 अक्टूबर 2015 


IE 6 @ fo0i = k0 & 24 & 48 @ 2014-5867 / वा 0 कर — श्री प्रवीण कुमार, बिहार वित्त सेवा के वाणिज्य कर 
सहायक आयुक्त, पाटलीपुत्र अंचल , पटना को Good and Services Tax Network , New Delhi में Assistant Vice 
President के पद पर प्रतिनियुक्त किया जाता है । 

2. श्री प्रवीण कुमार की प्रतिनियुक्ति की अवधि Good and Services Tax Network, New Delhi में योगदान 
की तिथि से तीन वर्ष या वहां से विरमित होने की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए होगी । 
प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अशोक कुमार सिन्हा, अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 29-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


